निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 259) 


25 ज्येष्ठ 1934 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 15 जून 2012 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

3 अप्रील 2012 
सं0 1 / रा. स्था .(7 ) नियुक्ति 09 / 2010 - 1427 — विभागीय अधिसूचना संख्या 1258, दिनांक 14.03.11 द्वारा 
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 48 वीं से 52 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता 
सेवा (प्रशासनिक प्रभाग के वर्ग - 2 समूह " ख ") के अन्तर्गत सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्ति हेतु 
की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री हीरा लाल नाग , पिता - स्व . चुनिया नाग , ग्राम रब्बाई , पो . जितुटोली, सिमडेगा 
( झारखण्ड ) को उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण वेतनमान रु0 9300 - 34800 
( पे बैण्ड - 2 ) + ग्रेड वेतन 4800 रुपये में एवं राज्य सरकार द्वारा उस पर समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के 
साथ औपबंधिक रुप से अगले छ: माह के लिए प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए सहायक निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, झंझारपुर अंचल, झंझारपुर ( मधुबनी ) के पद पर पदस्थापित किया गया । उक्त के आलोक में श्री हीरा लाल 
नाग ने दिनांक 17 .05. 2011 के पूर्वाहन में उक्त पद का प्रभार ग्रहण किया परन्तु दिनांक 14.11.2011 को उनका 
स्वर्गवास हो गया । 

श्री ( स्व .) हीरा लाल नाग , औपबंधिक रुप से नियुक्त सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झंझारपुर अंचल 
झंझारपुर का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्राप्त हो जाने के फलस्वरुप श्री ( स्व .) नाग द्वारा उनके प्रभार ग्रहण की तिथि 
17.05. 2011 से 14.11. 2011 तक की गयी सेवा को परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के रुप में नियमित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रामाश्रय कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 259 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


